निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 364 ) 


5 श्रावण 1934 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 27 जुलाई 2012 


कारा निरीक्षणालय , 
गृह ( कारा ) विभाग 


अधिसूचना 

___ 17 जुलाई 2012 
सं0 डी0पी0एस0 - 7 - 0 - 29 / 96 - 162 — बिहार प्रोबेशन सेवा के प्रोबेशन पदाधिकारी से प्रधान प्रोबेशन 
पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु विचार कर अनुशंसा आदि के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नवत् 
किया जाता है: 
1. अध्यक्ष - सह - सदस्य राजस्व पर्षद् 

अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव / सचिव , गृह विभाग 

सदस्य 
3. कारा महानिरीक्षक, बिहार 

सदस्य 
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित 

सदस्य 
अनुसूचित जाति / जनजाति के पदाधिकारी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 364 -571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


